रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003--05 REGD. NO. D. L. (४) 04/0007/2003—05 


Che Gazette of India 


सी.जी.-डी.एल.-सा.-06082024-256090 
CG-DL-W-06082024-256090 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं. 6] नई दिल्ली, जुलाई 28---अगस्त 3, 2024, शनिवार/ श्रावण 6—ATATT 2, 946 
No. 6] NEW DELHI, JULY 28— AUGUST 3, 2024, SATURDAY/ SHRAVANA 6— SHRAVANA 2, 946 


इस भाग में भिन्‍न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation 


भाग ग---खण्ड 4 
PART II—Section 4 


रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 22 जुलाई, 2024 
का.नि.आ. 42.--केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए) राजभाषा नियम, 4976 के 
नियम 40 के उपनियम (4) के अनुसरण में, रक्षा मंत्रालय, रक्षा विभाग, के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यालय को, जिसके 
80% से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:- 


4. | रक्षा लेखा नियंत्रक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र ।- करियप्पा मार्ग, लखनऊ छावनी-226002 


[फा. सं. (3)/2024-रक्षा (27.4T.-)] 
मनीष त्रिपाठी, संयुक्त सचिव 


443] GI/2024 (287) 


288 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 3, 2024/ SHRAVANA 2, [946 [PART II—SEc. 4] 


MINISTRY OF DEFENCE 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd July, 2024 


S.R.O. 42—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 0 of the Official Languages (Use for official purposes of 
the Union) Rules, 976, the Central Government hereby notifies the following office of Ministry of Defence, D/o 
Defence more than 80% staff whereof have acquired working knowledge of Hindi :- 


l. | Controller of Defence Accounts, Regional Training Centre, |-Cariappa Road, Lucknow Cantt.-226002 


[F. No (3)/2024-D(OL-I)] 


MANISH TRIPATHEL Jt. Secy. 


अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 44 जुलाई, 2024 
का.नि.आ. 43.--केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए) राजभाषा नियम, 4976 के 


नियम 0 के उपनियम (4) के अनुसरण में, रक्षा मंत्रालय, सैन्य कार्य विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यालय को, जिसके 
80% से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:- 


4. | पैराशूट रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र पिन-900493 मार्फत 56 एपीओ 


[फा. सं. (2)/2024-caaT (रा.भा. -)] 


अनिल कुमार छापोलिया, संयुक्त सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the |lth July, 2024 


S.R.O. 43—In pursuance of sub-rule (4) of Rule l0 of the Official Languages (Use for official purposes of the 
Union) Rules, !976, the Central Government hereby notifies the following office of Ministry of Defence, D/o Military 
Affairs more than 80% staff whereof have acquired working knowledge of Hindi :- 


l. | Parachute Regiment Trg. Centre PIN 900493 c/o 56 APO 


[F. No (2)/2024-D(OL-I)] 
ANIL KUMAR CHHAPOLIA, Jt. Secy. 


(वित्त प्रभाग) 
अधिसूचना 


नई दिल्‍ली, 30 जुलाई, 2024 
का.नि.आ. 44.--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों, का प्रयोग करते हुए, रक्षा 
लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2022, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :- 


. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (4) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती (संशोधन) 
नियम, 2024 है। 


[भाग II—ave 4] भारत का राजपत्र : अगस्त 3, 2024/ श्रावण |2, 946 289 


(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. रक्षा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2022, की अनुसूची में, - 
(क) स्तम्भ (0) के खंड (॥) में "और स्नातक बहु कार्य कर्मचारीवृन्द" शब्दों का लोप किया जाएगा ; 
(ख) स्तम्भ ((), के खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :- 


“40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा उन स्नातक लिपिकों-सह-टंककों में से, जो लेखापरीक्षक के पद के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण 
करने पर लिपिक-सह-टंकक संवर्ग में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं और जिनकी धारित पद पर पुष्टि कर दी गई 


ar 


[फा. सं. 0H.9()/4t/2023] 


वेद वीर आर्या, संयुक्त सचिव और अपर वित्तीय सलाहकार 


टिप्पण :- मूल नियम तारीख 40 जून, 2023 को भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड 4 में, का.नि.आ. संख्यक 74 द्वारा तारीख 
30 मई, 2023 को प्रकाशित किए गए थे। 


(FINANCE DIVISION) 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th July, 2024 


S.R.O. 44.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the 
President hereby makes the following rules to amend the Defence Accounts Department (Auditor) Recruitment 
Rules, 2022, namely :- 


l. Short title and Commencement .- (l) These rules may be called the Defence Accounts Department 
(Auditor) Recruitment (Amendment) Rules, 2024. 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2. Inthe Defence Accounts Department (Auditor) Recruitment Rules, 2022, in the Schedule, - 
(a) in column (0) in clause (iii), the words “and Graduate Multi Tasking Staff” shall be omitted ; 
(b) in column (), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :- 


“ Gi) l0% by promotion from amongst Graduate Clerks-cum-Typists having a minimum of three years of 
service in the clerk-cum-typist cadre who have been confirmed in the post held, on passing the Departmental 
Examination by them for the post of Auditor.”. 


[F. No. F. 9(4)/C/2023] 
VED VEER ARYA, Jt. Secy. And Add. Financial Advisor 


Note:- The principal rules were published in the Gazette of India ,Part-II, section 4 dated l0th June, 2023 vide 
S.R.O. No. 74 dated 30th May, 2023. 


290 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 3, 2024/ SHRAVANA 2, [946 [PART II—SEc. 4] 


अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 27 जून, 2024 
का.नि.आ. 45.--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा 
मंत्रालय, मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के अधीन स्थापनों में पर्यवेक्षक, नेटवर्क प्रशासक, हार्डवेयर प्रशासक, लाईनमैन 
और नौका निर्माता के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌:- 


4. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (() इन नियमों का संक्षिप्त नाम, रक्षा मंत्रालय, मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ, के 
अधीन स्थापन, तकनीकी पद (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 है। 
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 
2. आवेदन.- ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (॥) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होगें। 
3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में 
उनका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं। 
4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे 
संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (43) में विनिर्दिष्ट हैं। 
5. निरहता.- वह व्यक्ति,- 
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की 
है; या 
(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की 
संविदा की है, 
उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। 


परंतु यदि केंन्द्रीय सरकार की यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार 
को लागू carey विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के 
प्रवर्तन से छूट दे सकेगी। 
6. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह 
उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को 
किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी। 


7. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, 
जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना 
अपेक्षित है। 

अनुसूची 


पदों का नाम पद संख्या वर्गीकरण। वेतन मैट्रिक्स में स्तर। चयन पद अथवा 
अचयन पद। 


() (2) (3) (4) (5) 


[भाग ---खण्ड 4] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 3, 2024/ श्रावण |2, [946 


29] 


4. पर्यवेक्षक। 04* (2024) साधारण केन्द्रीय. | वेतन मैट्रिक्स में लागू नहीं होता। 
ee आसार सेवाएँ, समूह 'ग', | FATS 
कार्यभार के आधार पर 
परिवर्तन किया जा सकता मंराजपलित — | (29200-92300)! 
है। अननुसचिवीय। 
सीधे भर्ती हेतु आयु-सीमा। सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए | सीधे भर्ती किए जाने वाले 
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य ASAT व्यक्तियों के लिए विहित आयु और 
शैक्षिक अहताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों 
की दशा में लागू होंगी या नहीं। 
(6) (7) (8) 
आयु-सीमा 48 से 27 वर्ष के | आवश्यकः लागू नहीं होता। 


बीच। 

(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी 
अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 
वर्ष तक शिथिल की जा सकती 
है।) 

टिप्पण:-आयु सीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक तारीख 
अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने 
के लिए नियत की गई अंतिम 
तारीख होगी, न कि वह अंतिम 


तारीख जो असम, मेघालय, 


अरुणाचल प्रदेश, मिजोराम, 
मणिपुर, नागालैंड, त्रिपूरा, 
सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के 


लाहौल और स्पीति जिला तथा 
चांबा जिले के पांगी उप-मंडल 
और wera, अंडमान और 
निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप संघ 
राज्यक्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई है। 


(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या 
संस्थानों से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातक 
डिग्री या कंम्प्यूटर एप्लिकेशन या कंम्प्यूटर 
विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री; 
और 

( नेटवर्क तथा सर्वर प्रबंध में दो वर्ष का 
अनुभव 


वांछनीयः 


(i) लाइनक्स वातावरण में कार्यरत हो; 

() नेटवर्क तथा सर्वर प्रशासन में पूर्व अनुभव; 
(iit) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सोल्यूशन का 
ज्ञान जैसे कि नेटवर्किंग, सुरक्षा, डाटा केन्द्र, 
क्लाउड, वर्चुएलाइजेशन,आई पी प्रौद्योगिकी, 
ध्वनि, विडिओ आदि; 

(iv) होस्ट सिक्‍यूरिटी का अनुभव; 

(५) निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों का अच्छा 
अनुभव, लाइनक्स, वर्कस्टेशन, राउटर्स या 
स्विच, फायरवॉल प्रबंध, सिस्‌एडमिन, संपरीक्षा, 
नेटवर्क और सुरक्षा या नेटवर्क उपाबद्ध स्टोरेज; 
और 

(vi) पाइथन, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लेंग्वेज, 
हाइपरटेक्स्ट प्री-प्रोसेसर, माई बुलेटिन बोर्ड, ग्रुप 
ऑफिस, ऑन क्लाउड, मूडल, वर्चुअल मशीन 
वेयर, गेसोनायर लिब्री डी पेर्क इंफोरमेटिक का 
ज्ञान। 


292 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 3, 2024/ SHRAVANA 2, [946 


[PART II—SEC. 4] 


परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो। 


भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति 


प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन 


द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न | द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां 
पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की | जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या 
प्रतिशतता। आमेलन किया जाएगा। 
(9) (0) (4) 
सीधे भर्ती किए जाने वाले सीधी भर्ती aren लागू नहीं होता। 
व्यक्तियों के लिए दो वर्ष | टिप्पणीः- पदधारी की प्रतिनियुक्ति पर या लंबी 


टिप्पणः- केन्द्रीय सरकार द्वारा 
यथाविहित परिवीक्षा अवधि को 
सफलतापूर्वक पूरा करने हेतु कम 
से कम दो सप्ताह का अनिवार्य 
प्रवेश प्रशिक्षण होगा। 


बीमारी या अध्ययन छुट्टी या feet अन्य 
परिस्थितियों में, एक वर्ष या उससे अधिक की 
अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई 
रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारियों 
में से, प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेंगी,- 

(क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित 
आधार पर सदृश पदों को धारण किए हों; और 

(ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन, सीधे भर्ती 
किए जाने वाले व्यक्तियों हेतु शैक्षिक agate 


और अनुभव हों। 


यदि विभागीय पुष्टीकरण समिति है, तो उसकी संरचना । भर्ती करने की परिस्थितियों में, संघ लोक सेवा आयोग से 
परामर्श किया जाएगा। 
(2) (73) 
समूह 'ग' विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टीकरण के संबंध में लागू नहीं होता। 
विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 
4. बिग्रेडियर - अध्यक्ष 
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल - सदस्य 
3. मेजर या कप्तान - सदस्य 
(7) (2) (3) (4) (5) 
2. नेटवर्क प्रशासक। 04* (2024) साधारण केन्द्रीय सेवाएँ, | वेतन मैट्रिक्स में स्‍्तर-5 | लागू नहीं 
* कार्यभार के आधार पर | समूह 'ग', (र.29200 - 92300)! al 
परिवर्तन किया जा अराजपत्रित, 
सकता है। अननुसचिवीय। 
(6) (7) (8) 
आयु-सीमा 8 से 27 वर्ष के बीच। आवश्यक:- लागू नहीं होता। 


(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या 
आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों 
के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा 


(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 2वीं कक्षा उत्तीर्ण सहित 
नेटवर्किंग में डिप्लोमा या कंम्प्यूटर एप्लिकेशन में स्नातक 


[भाग ---खण्ड 4] 


भारत का राजपत्र : अगस्त ३3, 2024/ श्रावण |2, [946 


293 


सकती है।) 

टिप्पण:-आयु सीमा अवधारित करने के 
लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से 
आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई 
अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम 
तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल 
प्रदेश, मिजोराम, मणिपुर, नागालैंड, 
fa, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के 
लाहौल और स्पीति जिला तथा चांबा 
जिले के पांगी उप-मंडल और aera, 
अंडमान और निकोबार द्वीप तथा 
लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रों के अभ्यर्थियों के 
लिए विहित की गई है। 


डिग्री; 

(ii) rest सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसियट में प्रमाण-पत्र 
और सिसस्‍्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसियट वृत्तिक हो; और 
(iii) Tea प्रशासन में दो वर्ष का अनुभव ST 

वांछनीयः- 

(i) लाइनक्स वातावरण में काम करना; 

(i) कोर वितरण का कॉन्फिगरेशन, रखरखाव और 
मॉनिटरी, सभी प्रकार के स्विचों पर पहुँच; 

(iii) Teak मॉनिटरी का प्रबंध; और 

(५) सर्वर, नेटवर्क स्विच और राउटर का पूर्व अनुभव। 


(9) 


(0) 


(4) 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए दो वर्ष | 

टिप्पणः- केन्द्रीय. सरकार द्वारा 
यथाविहित परिवीक्षा अवधि को 
सफलतापूर्वक पूरा करने हेतु कम से कम 
दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण 


होगा। 


सीधी भर्ती द्वारा। 

टिप्पणीः- पदधारी की प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी 

या अध्ययन छुट्टी या किन्‍्हीं अन्य परिस्थितियों में, एक 

वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के 

कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के अधीन 

अधिकारियों में से, प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा 

सकेंगी,- 

(क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार 

पर सदृश पदों धारण किए हों; और 

(ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन, सीधे भर्ती किए जाने 

8 व्यक्तियों हेतु विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव 
| 


लागू नहीं होता। 


(2) 


(73) 


समूह ‘W विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टीकरण के संबंध में 
विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित हों गेः- 


4. बिग्रेडियर 
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल 
3. मेजर या कप्तान 


- अध्यक्ष 
- सदस्य 
- सदस्य 


लागू नहीं होता। 


() (2) 


(3) (4) 


(5) 


3. हार्डवेयर TATA | 04* (2024) 


आधार 


* कार्यभार के 
पर 


केन्द्रीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 


(र.29200-92300)। 


साधारण 
सेवाएँ, 

समूह 'ग', 
अराजपत्रित, 


लागू नहीं होता। 


294 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 3, 2024/ SHRAVANA 2, [946 [PART II—SEc. 4] 


परिवर्तन किया | अननुसचिवीय। 


जा सकता है। 

(6) (7) (8) 
आयु-सीमा 8 से 27 वर्ष के बीच। आवश्यक:- लागू नहीं होता। 
(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या | .. ee fi eat 
आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 42वीं कक्षा उत्तीर्ण 


के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा 
सकती है।) 

टिप्पणः-आयु सीमा अवधारित करने के 
लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से 
आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई 
अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम 
तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल 
प्रदेश, मिजोराम, मणिपुर, नागालैंड, 
त्रिपूरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के 
लाहौल और स्पीति जिला तथा चांबा 
जिले के पांगी उप-मंडल और लद्दाख, 
अंडमान और निकोबार द्वीप तथा 
लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रों के अभ्यर्थियों के 
लिए विहित की गई है। 


सहित कंप्यूटर हार्डवेयर का एडवांस डिप्लोमा 
या कंप्यूटर एप्लिकेशन में स्नातक डिग्री; 

(ii) बहुत बड़े स्तर पर एकीकरण का प्रमाणीकरण; 
और 

(iii) ASAT प्रशासन में दो वर्ष का अनुभव। 
वांछनीयः- 

निजी कंम्प्यूटरों, सर्वर, प्रिंटर और कंम्प्यूटर 
सहायक उपकरणों के हार्डवेयर रखरखाव में पूर्व 
का अनुभव। 


(9) 


(0) () 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए दो वर्ष | 

टिप्पण:ः- केन्द्रीय. सरकार द्वारा 
यथाविहित परिवीक्षा अवधि को 
सफलतापूर्वक पूरा करने हेतु कम से कम 
दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण 


होगा। 


सीधी भर्ती द्वारा। लागू नहीं होता। 
टिप्पणी:- पदधारी की प्रतिनियुक्ति पर या लंबी 
बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य 


परिस्थितियों में, एक वर्ष या उससे अधिक की 
अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई 
रिक्तियां, केन्द्रीय. सरकार के अधीन 
अधिकारियों में से, प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी 
जा सकेंगी,- 

(क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित 
आधार पर सदृश पदों को धारण किए हों; और 
(ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन, सीधे भर्ती 


किए जाने वाले व्यक्तियों हेतु विहित शैक्षिक 
HEMT और अनुभव ST 


(72) 


(73) 


समूह 'ग' विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टीकरण के संबंध लागू नहीं होता। 


में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः- 


[भाग I—ave 4] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 3, 2024/ श्रावण |2, 946 


295 


4. बिग्रेडियर 
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल 
3. मेजर या कप्तान 


- अध्यक्ष 
- सदस्य 
- सदस्य 


() (2) 


(3) (4) 


(5) 


4. लाईनमैन। 02* (2024) 


al 


* कार्यभार के आधार पर 
परिवर्तन किया जा सकता 


साधारण केन्द्रीय 


सेवाएँ, 

समूह 'ग', 
अराजपत्रित, 
अननुसचिवीय। 


वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 
(x. 25500-84400)। 


लागू नहीं होता। 


(6) 


(7) 


(8) 


आयु-सीमा 8 से 27 वर्ष के बीच। 
(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या 
आदेशों के अनुसार विभागीय 
अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल 
की जा सकती है।) 


टिप्पण:-आयु सीमा अवधारित करने के 
लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से 
आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की 
गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह 
अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, 
अरुणाचल प्रदेश, मिजोराम, मणिपुर, 
नागालैंड, त्रिपूरा, सिक्किम, हिमाचल 
प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला 
तथा चांबा जिले के पांगी उप-मंडल 
और aera, अंडमान और निकोबार 


द्वीप तथा लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रों के 
अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। 


आवश्यकः- 
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 42वीं कक्षा उत्तीर्ण 

(ii) ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन प्रबंध में डिप्लोमा; 
और 

(॥) संबंधित कार्य क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। 
वांछनीयः- 

(i) स्पलिसिंग मशीन, ऑप्टिकल टाइम-डोमेन, 
रिफ्लेक्टोमीटर, cette Hex, आदि के बारे में ज्ञान हो; 
(ii) स्पलिसिंग और जॉइनटिंग करने का ज्ञान और 
अनुभव। 


लागू नहीं होता। 


(0) 


(4) 


(9) 
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए दो वर्ष | 
टिप्पण:- केन्द्रीय सरकार द्वारा 
यथाविहित परिवीक्षा अवधि को 
सफलतापूर्वक पूरा करने हेतु कम से 
कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश 
प्रशिक्षण होगा। 


सीधी भर्ती द्वारा। 

टिप्पणः- पदधारी की प्रतिनियुक्ति पर या लंबी 
बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य 
परिस्थितियों में, एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि 
के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय 
सरकार के अधीन अधिकारियों में से, प्रतिनियुक्ति 
आधार पर भरी जा सकेंगी,- 

(क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित 


लागू नहीं होता। 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 3, 2024/ SHRAVANA 2, [946 


[PART II—SEC. 4] 


आधार पर सदृश पदों को धारण किए हों; और 

(ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन, सीधे भर्ती किए 
जाने वाले व्यक्तियों हेतु शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव 
हों। 


(2) 


(3) 


समूह 'ग' विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टीकरण के संबंध 
में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः- 
- अध्यक्ष 


{. बिग्रेडियर 
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल 
3. मेजर या कप्तान 


- सदस्य 
- Tardy 


लागू नहीं होता। 


() (2) 


(3) (4) 


(5) 


5. नौका निर्माता। 


जा सकता है। 


04 * (2024) 
* कार्यभार के आधार 
पर परिवर्तन किया 


साधारण केन्द्रीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 
सेवाएँ, (x.9900-63200)| 
समूह 'ग', 
अराजपत्रित, 
अननुसचिवीय। 


लागू नहीं होता। 


(6) 


(7) 


(8) 


आयु-सीमा 8 से 27 वर्ष के बीच। 
(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या 
आदेशों के अनुसार विभागीय 
अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल 
की जा सकती है।) 

टिप्पण:-आयु सीमा अवधारित करने के 
लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से 
आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की 
गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह 
अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, 
अरुणाचल प्रदेश, मिजोराम, मणिपुर, 
नागालैंड, त्रिपूरा, सिक्किम, हिमाचल 
प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला 
तथा चांबा जिले के पांगी उप-मंडल 
और aera, अंडमान और निकोबार 
द्वीप तथा लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रों के 
अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। 


आवश्यक:- 
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 42वीं कक्षा उत्तीर्ण; 
तथा 

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2043 (2043 का ॥8) के 
अधीन रजिस्ट्रीकृत पब्लिक सेक्टर उपक्रम शिपयार्ड या 
निजी शिपयार्ड या स्वतंत्र निजी लिमिटेड या पब्लिक 
कम्पनी से फाइबर ग्लास रि-इन्फोर्सड प्लास्टिक 
नौकाओं की मरम्मत में दो वर्ष का अनुभव। या 

(ii) प्रशिक्षण महानिदेशालय नई दिल्ली द्वारा 
मान्यताप्राप्त अभिहित केन्द्रों पर प्रशिक्षु प्रशिक्षण 
सफलतापूर्वक पूरा किया हो और मैरिन फिटर ट्रेड में 
राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण-पत्र धारक हो; या 

(५) भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के 
शिपराइट या हल आर्टिफिशर ट्रेड के भूतपूर्व नौसैनिक। 


लागू नहीं होता। 


(9) 


(0) 


() 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए दो वर्ष | 

टिप्पणः- केन्द्रीय. सरकार द्वारा 
यथाविहित परिवीक्षा अवधि को 
सफलतापूर्वक पूरा करने हेतु कम से 


सीधी भर्ती द्वारा। 

टिप्पणीः- पदधारी की प्रतिनियुक्ति पर या लंबी 
बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य 
परिस्थितियों में, एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि 
के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय 


लागू नहीं होता। 


[भाग II—ave 4] भारत का राजपत्र : अगस्त 3, 2024/ श्रावण |2, [946 297 


कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश | सरकार के अधीन अधिकारियों में से, प्रतिनियुक्ति 


प्रशिक्षण होगा T सकेंगी 
शिक्षण होगा। आधार पर भरी जा सकेंगी,- 


(क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित 
आधार पर सदृश पदों को धारण किए हों; और 


(a) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन, सीधे भर्ती किए 
जाने वाले व्यक्तियों हेतु विहित शैक्षिक अर्हताएं और 


अनुभव हों। 

(72) (3) 
समूह 'ग' विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टीकरण के संबंध लागू नहीं होता। 
में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 

4. बिग्रेडियर - अध्यक्ष 
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल - सदस्य 
3. मेजर या कप्तान - सदस्य 


[एफ. सं. 76433/are आर एस /जी पी 'ग' पद/डी एस एस सी/आई डी एस/कार्मिक/67/र.(नि.)/2024] 


एं. पी. हरिनारायणन, अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 27th June, 2024 


S.R.O. 45. —In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the 
President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Supervisor, Network 
Administrator, Hardware Administrator, Lineman and Boat Builder in the Establishments under Headquarters 
Integrated Defence Staff, Ministry of Defence, namely:- 


l. Short title and commencement. - (l) These rules may be called the Ministry of Defence, Establishments 
under Headquarters Integrated Defence Staff, Technical Posts (Group ‘C’ Posts) Recruitment Rules, 2024. 


(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


2. Application.- These rules shall apply to the posts as specified in column (l) of the Schedule annexed to these 
rules. 
3. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of the said posts, their classification 
and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule. 
4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc —The method of recruitment, age-limit, qualifications 
and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (I3) of the said Schedule. 
a Disqualification. — No person, - 

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, 


shall be eligible for appointment to the said posts: 


Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt 
any person from the operation of this rule. 


6. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, 
it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any 
class or category of persons. 


298 


7. Saving. - 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 3, 2024/ SHRAVANA 2, 946 


[PART II—SEC. 4] 


Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions 


required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex- 
servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government 


from time to time in this regard. 


required for direct recruits. 


SCHEDULE 
f Number of posts. Classification. Level in pay matrix. Whether selection post 
Name of posts. है : 
or non-selection post. 
ce) (2) (3) (4) (5) 
l. Supervisor. Ol * (2024) General Central Level - 5 in the pay Not applicable. 
Services, matrix (Rs.29200- 
* Subject to variation Group ‘C’, 92300). 
dependent on Non-Gazetted, 
workload. Non-Ministerial, 
Age-limits for direct recruits. Educational and other qualifications | Whether age and _ educational 


qualifications prescribed for 
direct recruits will apply in the 
case of promotees. 


(6) 


(7) 


(8) 


Between |8 and 27 years of age. 


(Relaxable for the departmental 
candidates upto forty years in 
accordance with the instructions or 
orders issued by the Central 
Government). 


Note.- The crucial date for 
determining the age-limit shall be 
the closing date for receipt of 
applications from candidates and 
not the closing date prescribed for 


those in Assam, Meghalaya, 
Arunachal Pradesh, Mizoram, 
Manipur, Nagaland, Tripura, 


Sikkim, Lahaul and Spiti District 
and Pangi Sub- Division of 
Chamba _ District of Himachal 
Pradesh and the Union territories 
of Ladakh, Andaman and Nicobar 
Islands and Lakshadweep. 


Period of probation, if any. 


Essential: 


(i) Bachelor degree in Engineering or 
Technology or Master degree in Computer 
Application or Computer Science or 
Information Technology from a recognised 
University or institutes; and 


(ii) Two years experience in Network and 
Management of Servers. 


Desirable: 
(i) working in Linux Environment; 


(ii) previous experience with Network and 
Servers administration; 


(iii) knowledge of Information and 
Communication Technology solutions like 
networking, security, data center, cloud, 
virtualisation, IP technology, voice, video, 
etc; 


(iv) experience with host security; 


(v) good experience with the following 
technologies Linux, Workstation, Routers 
or Switches, Firewall Management, 
Sysadmin, Audit Network and Security or 
Network Attached Storage; and 


(vi) knowledge in Python, Hypertext 
Markup Language, Hypertext Pre- 
processor, My Bulletin Board, Group 
office, Own cloud, Moodle, Virtual 
Machine ware, Gestionnaire Libre de Parc 


Method of recruitment whether by direct 
recruitment or by promotion or_ by 


Not applicable. 


Informatique. 


In case of recruitment by 
promotion or by 


[भाग II—ave 4] भारत का राजपत्र : अगस्त 3, 2024/ श्रावण |2, 946 299 
deputation/absorption and percentage of the | deputation/absorption, grades 
vacancies to be filled by various methods. from which promotion = or 

deputation/absorption to be 


made. 


(9) 


(0) 


d)) 


Two years for direct recruits. 


Note.- There shall be a mandatory 
induction training of at least two 


weeks duration for successful 
completion of probation as 
prescribed by the — Central 


Government. 


By direct recruitment. 


Note: Vacancies caused by the incumbent 
being away on deputation or long illness or 
study leave or under other circumstances 
for a duration of one year or more may be 
filled on deputation basis from officers of 
the Central Government,- 

(a) holding analogous posts on a regular 


basis in parent cadre or Department; 
and 

(b) possessing the educational 
qualifications and experience 
prescribed for direct recruits under 
column (7). 


Not applicable. 


If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its | Circumstances in which Union Public 
composition. Service Commission is to be consulted in 
making recruitment. 
(2) (3) 
Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering Not applicable. 
confirmation ) consisting of :- 
l. Brigadier - Chairman; 
2. Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 
3. Major or Captain - Member. 
() (2) (3) (4) (5) 

2. Network 04 * (2024) General Central Level - 5 in the pay Not applicable. 
Administrator. Services, matrix (Rs.29200- 

* Subject to variation Group ‘C’, 92300). 

dependent on Non-Gazetted, 

workload. Non-Ministerial. 

(6) (7) (8) 
Between |8 and 27 years of age. Essential: Not applicable. 
(i) 2" class pass from a 


(Relaxable for the departmental 
candidates upto forty years in 
accordance with the instructions or 
orders issued by the Central 
Government). 


Note.- The crucial date for determining 
the age-limit shall be the closing date 
for receipt of applications from 
candidates and not the closing date 
prescribed for those in Assam, 


recognised Board with Diploma in 
Networking or Bachelor degree in 
Computer Application; 


(ii) certificate in Cisco’ Certified 
Network Associate and Cisco Certified 
Network Professional; and 


(iii) Two years of experience in 
Network administration. 


300 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 3, 2024/ SHRAVANA 2, [946 


Meghalaya, Arunachal Pradesh, 
Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, 
Sikkim, Lahaul and Spiti District and 
Pangi Sub-Division of Chamba District 
of Himachal Pradesh and the Union 
territories of Ladakh, Andaman and 


Desirable: 


(i) working in Linux Environment; 

(ii) Configuration, maintenance and 
monitoring of Core distribution, access 
switches of all types; 


[PART II—SEC. 4] 


Nicobar Islands and Lakshadweep. (iii) Management of Network 
Monitoring System; and 
(iv) previous experience with Server, 


Network switches and routers. 


(9) (0) d)) 
Two years for direct By direct recruitment. Not applicable. 
recruits. 
Note. - There shall be a | Note.- Vacancies caused by the incumbent being 
mandatory — induction | away on deputation or long illness or study leave or 
training of at least two | under other circumstances for a duration of one year or 
weeks duration for | more may be filled on deputation basis from officers 
successful completion | of the Central Government,- 
of probation as | (a) holding analogous posts on a_ regular 
prescribed by _ the basis in the parent cadre or Department; and 
Central Government. (b) possessing the educational qualifications and 
experience prescribed for direct recruits under 
column (7). 
(2) (3) 
Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering Not applicable. 
confirmation ) consisting of :- 
l. Brigadier - Chairman; 
2. Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 
3. Major or Captain - Member. 
) (2) (3) (4) (5) 

3. Hardware 04 * (2024) General Central Level - 5 in the pay Not applicable. 
Administrator. Services, matrix (Rs.29200- 

* Subject to variation Group ‘C’, 92300). 

dependent on Non-Gazetted, 

workload. Non-Ministerial. 

(6) (7) (8) 

Between |8 and 27 years of age. Essential: Not applicable. 


(Relaxable for the departmental | (i) !2" class pass from a recognised Board 


candidates upto forty years in | with Advance Diploma in Computer 
accordance with the instructions or | Hardware or Bachelor degree in Computer 
orders issued by the Central | Application; 
Government). 

(ii) certification in Very Large Scale 
Note.- The crucial date for | integration; and 


determining the age-limit shall be 


the closing date for receipt of | (iii) Two years of experience in Hardware 


applications from candidates and | administration. 
not the closing date prescribed for 

those in Assam, Meghalaya, | Desirable: 
Arunachal Pradesh, Mizoram, 


[भाग II—eave 4] भारत का राजपत्र : अगस्त 3, 2024/ श्रावण |2, 946 30] 
Manipur, Nagaland, Tripura, Previous experience in hardware 
Sikkim, Lahaul and Spiti District | maintenance of Personal Computers, 
and Pangi Sub- Division of | servers, printers and computer peripherals. 
Chamba District of Himachal 
Pradesh and the Union territories 
of Ladakh, Andaman and Nicobar 
Islands and Lakshadweep. 
(9) (0) d) 
Two years for direct | By direct recruitment. 
recruits. 
Note.- There shall be a | Note.- Vacancies caused by the incumbent being 
mandatory induction | away on deputation or long illness or study leave or 
training of at least two | under other circumstances for a duration of one year or 
weeks duration for | more may be filled on deputation basis from officers 
successful completion | of the Central Government,- 
of probation as | (a) holding analogous posts on a regular basis in the 
prescribed by _ the | parent cadre or department; and 
Central Government. (b) possessing the educational qualifications 
prescribed for direct recruits under column (7). 
(2) (3) 
Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering Not applicable. 
confirmation ) consisting of :- 
l. Brigadier - Chairman; 
2. Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 
3. Major or Captain - Member. 
() (2) (3) (4) (5) 
4. Lineman. 02 * (2024) General Central Level - 4 in the pay Not applicable. 
Services, matrix (Rs.25500- 

* Subject to variation Group ‘C’, 800). 

dependent on Non-Gazetted, 

workload. Non-Ministerial. 

(6) (7) (8) 

Between |8 and 27 years of age. | Essential: Not applicable. 


(Relaxable for the departmental 
candidates upto forty years in 
accordance with the instructions 
or orders issued by the Central 
Government). 


Note.- The crucial date for 
determining the age-limit shall 
be the closing date for receipt of 
applications from candidates 
and not the closing date 
prescribed for those in Assam, 
Meghalaya, Arunachal Pradesh, 
Mizoram, Manipur, Nagaland, 
Tripura, Sikkim, Lahaul and 
Spiti District and Pangi Sub- 
Division of Chamba District of 


(i) 2" class pass from a recognised Board; 


(ii) Diploma in Optical Fiber Cable Line 
Management; and 


(iii) Two years of experience in related field. 
Desirable: 


(0) knowledge about splicing machine, Optical 
Time-Domain Reflectometer, Sleeve cutter, 
etc. 


(ii) knowledge and experience of splicing and 
jointing. 


302 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 3, 2024/ SHRAVANA 2, [946 


[PART II—SEC. 4] 


Himachal Pradesh and_ the 
Union territories of Ladakh, 
Andaman and Nicobar Islands 


and Lakshadweep. 
(9) (0) () 
Two years for direct By direct recruitment. 
recruits. 
Note.- There shall be a | Note.- Vacancies caused by the incumbent being away 
mandatory induction | on deputation or long illness or study leave or under 
training of at least two | other circumstances for a duration of one year or more 
weeks duration for | may be filled on deputation basis from officers of the 
successful completion | Central Government.- 
of probation as | (a) holding analogous posts on a regular basis in the 
prescribed by _ the | parent cadre or department; and 
Central Government. (b) possessing the educational qualifications and 
experience prescribed for direct recruits under column 
(7). 
(2) (43) 
ven C ‘onc . tae ; हिल Not applicable. 
Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation ) consisting of :- 
l. Brigadier - Chairman; 
2. Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 
3. Major or Captain - Member. 
() (2) (3) (4) (5) 
5. Boat Builder. | Ol * (2024) General Central Level — 2 in the pay Not applicable. 
Services, matrix (Rs.l9900- 

* Subject to variation Group ‘C’, 63200). 

dependent on Non-Gazetted, 

workload. Non-Ministerial. 

(6) (7) (8) 

Between |8 and 27 years of age. | Essential: Not applicable. 


(Relaxable for the departmental 
candidates upto forty years in 
accordance with the instructions 
or orders issued by the Central 
Government). 


Note.- The crucial date for 
determining the age-limit shall 
be the closing date for receipt of 
applications from candidates 
and not the closing date 
prescribed for those in Assam, 
Meghalaya, Arunachal Pradesh, 
Mizoram, Manipur, Nagaland, 
Tripura, Sikkim, Lahaul and 
Spiti District and Pangi Sub- 
Division of Chamba District of 
Himachal Pradesh and _ the 


(i) 2™ class pass from a recognised Board; 
and 


(ii) Two years of experience in repair of 
Fiberglass Reinforced Plastic boats with a 
public sector undertaking shipyard or private 
shipyard or an independent private limited or 
public company registered under the 
Companies Act, 20I3 (/8 of 203). 
or 

(iii) successfully completed apprenticeship 
training at designated centres recognised by 
the Directorate General of Training, New 
Delhi, and in possession of the National 
Apprenticeship Certificate in trade of marine 
fitter; or 


(iv) | Ex-sailors of Indian Navy and Indian 


[भाग ---खण्ड 4] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 3, 2024/ श्रावण |2, [946 


303 


Union territories of Ladakh, | Coast Guard from the Shipwright or Hull 
Andaman and Nicobar Islands | Artificer trade. 
and Lakshadweep. 
(9) (0) d)) 
Two years for direct | By direct recruitment. 
recruits. Note.- Vacancies caused by the incumbent being away 
Note.- There shall be a | on deputation or long illness or study leave or under 
mandatory induction | other circumstances for a duration of one year or more 
training of at least two | may be filled on deputation basis from officers of the 
weeks duration for | Central Government.- 
successful completion | (a) holding analogous posts on a regular basis in the 
of probation as | parent cadre or department; and 
prescribed by the | (b) possessing the educational qualifications and 
Central Government. experience prescribed for direct recruits under column 
(7). 
(2) ((3) 


‘6 C > 


Group 


l. Brigadier 
Chairman; 


Department Confirmation Committee (for considering 
confirmation) consisting of :- 


Not applicable. 


2. Colonel or Lieutenant Colonel 
3. Major or Captain 


- Member; 
Member. 


[F. No. 633/RRs/Gp ‘C’ posts/DSSC/IDS/Pers/67/D(A)/2024] 
M. P. HARINARAYANAN, Under Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-0064 


and Published by the Controller of Publications, Delhi-0054. 


GORAKHANATH 
/ADAVA . 


